निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आश्विन 1942 ( श ० ) 
(सं 0 पटना 822 ) पटना , मंगलवार , 20 अक्तूबर 2020 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2020 
सं० 4 - सं . / वि.2-14 / 2013 ( खण्ड ) -15 — बिहार संग्रहालय भवन के रख - रखाव एवं अनुश्रवण हेतु उप 
निदेशक ( पुरावस्तु) के 02 ( दो) पदों में से 01 (एक ) पद को संपरिवर्तित कर समान वेतनमान ( 15600-39100 ) 
G.P.- 6600 में कार्यपालक अभियंता का पद निम्नरूपेण सृजित किया जाता है 


पदनाम 
परिवर्तन / 


पदनाम 
परिवर्तन / 


वर्तमान 


पदों 
की 
संख्या 


क्र ० 


प्रस्तावित 
पदनाम / 
संपरिवर्तित 
पदनाम 


वर्तमान 
वेतनमान 


अतिरिक्त 
वित्तीय भार 


अभ्युक्ति 


पदनाम 


एवं ग्रेड पे 


पद 
संमपरिवर्तन 
हेतु पदों की 
संख्या 


पद 
संपरिवर्तन 
के उपरांत 
पद का 
वेतनमान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 . 


02 


01 


उप निदेशक 
(पुरावस्तु) 


कार्यपालक 
अभियंता 


शून्य 


( 15600 
39100 ) 


(15600 
39100 ) 


वेतनमान में एवं 
ग्रेड पे में कोई 
परिवर्तन नहीं । 


GP - 6600 


GP - 6600 


2. यह पद प्रतिनियुक्ति आधारित होगा । 

3. पद के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण तथा प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण बिहार संग्रहालय समिति 
के स्तर से किया जायेगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 अक्तूबर 2020 


4. बिहार संग्रहालय, पटना ( राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन 
अधिनियम -1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान) के उप निदेशक ( पुरावस्तु) के दो पदों में से एक का 
कार्यपालक अभियंता के रूप में संपरिर्वतन / स्वरूप में परिवर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 26.06.2020 को 
सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश से, 
दीपक आनन्द, 
निदेशक, संग्रहालय । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 822-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


